निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 638) 


14 श्रावण 1936 ( A ) 
पटना, मंगलवार , 5 अगस्त 2014 


पंचायती राज विभाग 


- - 


- 


- - 


अधिसूचना 

1 अगस्त 2014 
सं0 1प / स - 1 - 104 / 2010 / 5432 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 - 9790 
दिनांक 17. 07. 2014 द्वारा श्री पवन कुमार मंडल , बि .प्र. से. कोटि क्रमांक - 1181 / 11 दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी, 
मधुबनी सदर की सेवा जिला पंचायत राज पदाधिकारी , पटना के पद पर पदस्थापन हेतु पंचायती राज विभाग को सौंपी 
गई है । 

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री मंडल द्वारा दिनांक 18.07.2014 
के अपराह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी का प्रभार सौंपकर दिनांक 24.07.2014 के पूर्वाह्न में विभाग में 
योगदान समर्पित किया गया है । 

अत: श्री पवन कुमार मंडल, बि. प्र. से. को दिनांक 24.07. 2014 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए जिला 
पंचायत राज पदाधिकारी , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 638-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


